रजिस्ट्री सं० डी - 222 


REGISTERED No. 0 - 222 


भारत का राजपत्र 


मयमान 


The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 29 ] 
No . 29 ] 


नई विल्ली, शनिवार, जुलाई 20, 1974 ( अषाढ़ 29, 1896 ) 
NEW DELHI, SATURDAY, JULY 20 , 1974 (ASADHA 29 , 1896 ) 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में रखा जा सके 

(Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


- 


- 


भाग II - - खण्ड 4 

PART III - SECTION 4 
विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं , आवेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलिन है 
Miscellaneous Notifications including Notifications , Orders, Advertisements and Notices 

issued by Statutory Bodies 


स्टेट बैंक आफ इंडिया 

केन्द्रीय कार्यालय 
बम्बई , दिनांक 1 जुलाई 1974 
केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति ने निर्णय किया है कि 
केन्द्रीय कार्यालय के उप - सचिव (योजना एवं अनुसधान ) तथा 
मुख्य अधिकारी ( विधि ) के पदनामो को 1 जुलाई, 1974 से 
पून पदनाकित कर क्रमश. महाप्रबन्धक ( योजना एवं अनुसंधान ) 
एव मख्य विधि -मलाहकार कर दिया जाए । समिति ने इन पदो 
पर पदस्थ अधिकारियों को स्टेट बैक प्राफ इडिया सामान्य विनियमो 
में निर्दिष्ट विनियम 76 ( 1 ) मे उल्लिखित हस्ताक्षर करने 
की शक्तियो के प्रयोग का अधिकार दिया है । वर्तमान पदस्थ 
अधिकारी श्रमश: श्री एस० के० दत्ता , एवं श्री के० वेकटाचारी 


वि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इडिया 
नई दिल्ली-110001, दिनाक 8 जुलाई 1974 

( चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ) 
सc 1-मी० ए० ( 68 )/ 74 - ~-चार्टर्ड एकाउन्टेन्टम रंग 
लेशन्स् , 1964 में निश्चित संशोधनो का निम्नलिखित मविदा 
जो कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् एक्ट 1949 ( 1949 का 38वा 
एक्ट ) की धारा 30 की उप -धारा ( 1 ) और ( 3 ) द्वारा 
प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हा प्रस्तावित किया गया है , 
उन सभी व्यक्तियो की सचनार्थ प्रकाशित किया जाता है जिनके 
इसमे प्रभावित होने की सभावना है और एतद्द्वारा सूचना दी जाती 
है कि ममविदा को 10 मितम्बर , 1974 अथवा उसके बाद 
विचार करने के लिए लिया जायेगा । 

उपर्युक्त मसविदे के संबध में निर्धारित तिथि से पूर्व क्सिी 
भो व्यक्ति से प्राप्त किसी भी आपत्ति अथवा सुझाव पर कौसिल 
प्राफ दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स प्राफ इंडिया, नई 
दिल्ली द्वारा विचार किया जायेगा । 

उपर्युक्त रेगुलेशन्म मे : 
I रैगुलेशन 5 के उप- रैगुलेशन ( 3) के स्पष्टीकरण 1 

में निम्नलिखित व्यवस्था जोड ले - - " बशत तथापि 
कौसिल , ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन जो यही ठीक 
समझे , किसी विशेष मामले में इस स्पष्टीकरण की 

व्याख्यानो में ढील दे सकती है । " 
(337 ) 


केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति ने निर्णय किया है कि 
स्थानीय प्रधान कार्यालयों के उप - सचिव ( आपरेशन्स ) तथा 
उप - मचिव ( योजना एवं स्टाफ ) के पदनामों को 1 जुलाई , 1974 
से पुनः पदनामांकित कर क्रमशः महाप्रबन्धकः ( परिचालन ) 
एव महाप्रबन्धक ( योजना ) कर दिया जाय । समिति ने इन पदो 
पर पदस्थ अधिकारियों को स्टेट बैंक आफ इंडिया सामान्य विनियमो 
म निर्दिष्ट विनियम 76 ( 1 ) में उल्लिखित हस्ताक्षर करने 
की शक्तियों के प्रयोग का अधिकार दिया है । 
केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी ममिति के आदेश में 

टी . प्रार० वरदाचारी, प्रबन्ध -निदेशक 


159GI /74 


3 - 


- 


ले ; 


338 THE GAZETTE OF INDIA , JULY 20 , 1974 (ASADHA 29 , 1896 ) [ PART III _ SEC . 4 

- - - - 
II. वर्तमान रेगुलेशन 9 के लिए निम्न प्रकार बदल लें : - - ___ IV . रैगुलेशन 10 के उप-रेगुलेशन ( 2 ) में : 
" 9. प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट 

( i) धारा ( प ) के अन्त में " और " शब्द को हटा 
( 1 ) ममस्स भारत में चार्ट एकाउन्टेन्टम के म्प में 
प्रैक्टिस करने के अधिकारों के लिए सदस्य कौमिल 

(ii ) वर्तमान धारा ( बी ) को धारा ( सी ) के रूप 
को आवेदन करे । 

____ में नया नम्बर लगा लें , और 
( 2 ) प्रैक्टिम करने का सर्टिफिकेट की स्वीकृति के लिए 

( ii ) धाग ( ए ) के पश्चात् निम्न लिखित धारा 
प्रावेदन पत्र के माथ वापिक मर्टिफिकेट शल्क 

( बी ) को जोड़ लें .- - 
होना चाहिए और वह उचित फार्म में होनी चाहिए । 

" ( बी ) ऐसे मामले में जो सम्बन्धित वर्ष के 
( 3 ) मटिफिकेट उचित फार्म में जारी किया जायेगा 

अगस्त के पहले दिवम में उप-रंगलेशन ( i ) की 
और वह उन समय तक बैध रहेगा जब तक कि इन 

धारा ( iv ) के अन्तर्गत आता हो ; और । " 
रंगलेशन्म का व्यवस्थाओं के अधीन वह रद्द नहीं 

V . अनमची ए के फार्म 7 म , द्वितीय पैराग्राफ के लिए 
कर दिया जाता । 

निम्नलिखित बदल लें :- - 
में कुछ भी होते हुए भी , विमी मदम्य 

"यह सर्टिफिकेट चार्टर्ड एकाउन्टेन्टम रेगुलेशन्म, 1964 
के पाम 31 मार्च, 1975 को प्रैक्टिम करने का 

को व्यवस्थाओं, उमम हा रूपान्तरण , पीर अथवा मंशो 
मटिफिकट है तो वह इम रेगुलेशन के अधीन 

धनों के अधीन जारी किया जाता है । 
जारी किया हुमा माना जायेगा और उस समय तक 

यह मर्टिफिकेट माह- - -- --- --- - -, 19 ----- -- के दिवस 
वैध बना रहेगा जब तक कि वह रह नहीं कर दिया 

-- - ------ --- से प्रभावी होगा । 
जाता । " 

VI. प्रक्टिम करने का मर्टिफिकेट के नवीकरण से सम्बन्धित 
III रेगुलेशन 10 में अ- रैगुलेशन ( i ) को धारा ( iii ) के 

__ अनसूची ए के फार्म 8 को निकाल दें । 
बाद निम्नलिखित जोर ल . - ~ 

नोट - - संशोधन क्रमांक II में VI तक 1 अप्रैल, 1975 में 
" ( iv ) जबकि किसी सदस्य ने प्रैक्टिम करने का सर्टिफिकेट 

लागू होगे । 
के लिए सम्बन्धित वर्ष के जुलाई के 31 दिवस तक वार्षिक 

टी० एस० ग्रेवाल , 
शुल्क अदा नही किया है । " 

कार्यवाहक सचिव 


STATE BANK OF INDIA 

CENTRAL OFFICE 
Bombay, the 1st July 1974 

NOTICES 
The Executive Committee of the Central Board has 
decided that the posts of Dy. Secretury ( Planning 
& Research ) and Chief Officer ( Law) at Central Office 
be redesignated as General Manager ( Planning & Re 
search ) and Chief Legal Adviser respectively with effect 
from the 1st July 1974 and has empowered the incum 
bent of each of these posts to exercise the signing 
powers specified in Regulation 76 ( 1 ) of the State Bank 
of India General Regulations, the present incumbents 
being Shri S . K . Datta and Shri K . Venkatachari res 
pectively . 

By order of the Executive Committee 

of the Central Board 
The Executive Commitice of the Central Board has 
decided that the posts of Dy. Secretary ( Operations ) and 
Dy. Secretary ( Planning & Staff ) at Local Head Offices 
be redesignated as General Manager (Operations) and 
General Manager ( Planning ) respectively with effect 
from the 1st July 1974 and the incumbent of each of 
these posts be empowered to continue to exercise the 
signing powers spccified in Regulation 76 ( 1 ) of the 
State Bank of Indiu General Regulations. 

By order of the Executive Conimittee 

of the Central Board 
T . R . VARADACHARY 

Managing Director 


THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS 

OF INDIA 
New Delhi-110001, the 8th July 1974 

( CHARTERED ACCOUNTANTS ) 
No. 1- CA( 68 ) / 74. - The following draft of certain 
amendments to the Chartered Accountaris Regulations, 
1964 , which it is proposed to make in exercise of the 
powers conferred by sub-sections ( 1 ) and ( 3 ) of Sec 
tion 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 ( Act 
XXXVIII of 1949 ), is published for information of all 
persony likely to be affected thereby and notice is hereby 
given that the draft will be taken up for consideration 
on or after the 10th September , 1974. 

Any objection or suggestion which may be received 
from any person with respect to the said draft before 
the date specified will be considered by the Council of 
the livrstitute of Chartered Accountants of India , New 
Delhi . 
In the said Regulations : 
[. In Explanation [ to sub -regulation ( 3 ) of 

Regulation 5 , add the following proviso : 
" Provided however that the Council may , sub 
ject to such terms and conditions as it may 
doem fit, relax the requirements of this Expla 

tration in any particular casc .” 
II. For the existing Regulation 9 , substitute the 

following : 
" 9. Certificate of Practic 
( 1 ) A member may apply to the Council for 

a certificate cntitling him to practise as a 
Chartered Accountant throughout India , 


PART III — SEC . 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 20 , 1974 (ASADHA 29 , 1896 ) 


339 


( 2 ) An application for the grant of certificate 

of practice shall be accompanied by the 
annual certificate fee and shall be in the 

appropriate form , 
( 3 ) The certificate shall be issued in the 

appropriate form and shall be valid until 
it is cancelled under the provisions of 

these Regulations, 
( 4 ) Notwithstanding anything contained in this 

regulation , & Certificate of Practice held 
by a member on 31st March 1975 shall 
be deemed to have been issued under this 
regulation and shall continue to be valid 

until it is cancelled ." 
III. In Regulation 10 , after clause ( iii ) of Sub 

regulation ( 1 ) , insert the following : 
" ( iv ) when a member has not paid annual feo 

for certificate of practice till the 31st day 

of July of the relevant year," 
IV . In Sub -regulation (2 ) of Regulation 10 : 
( i) delete the word " and " at the cnd of clause 

( a ) ; 
( ii ) renumber the existing clause ( b ) as clause 

( c ) ; and 
( iii ) insert the following clause (b ) aſter 

clause (a ) : 
" ( h ) in a case Callitrg under clause ( iv ) of 

sub -regulation ( 1 ) , from the 1st day 

of August of the relevant year ; and " 
V . In Form 7 of Schedule A , for the second 

paragraph , substitute the following : 
" This certificate is issued subject to the provi. 
sions of the Chartered Accountants Regula 
tions, 1964 , or modifications and / or amerrd 
ments thereof. The certificate shall be effective 
from 

day of 
19 
VI. Delete Form 8 of Schedule A pertaining to 

issue of renewal of certificate of practice, 
NOTE : The amendments at S . Nos . II to VI shall take 
effect from 1st April 1975. 

T , S . GREWAL 
Acting Secretary 


EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION 

New Delhi, the 6th July 1974 
No, 12 -11 ) / 33 /71-Med . II. - In pursuance of the Reso 
lution passed by the Employees State Insurance Cor 
poration at the meeting held on 25th April , 1951 con 
ferring upon me the powers of the Corporation under 
Regulation 105 of the E . S . l. ( General) Regulations , 
1950 , I hereby authorise the Civil Surgeon , Dhulia to 
function as medical authority with cffcct from 15 -7 - 1974 
for four months for Dhulia Centre for purpose of medi 
cul examination of the insured persons and grant of fur 
ther certificates to them when the correctness of the 
original certificate is in doubt, 

The 8th July 1974 
No . 614 ) / 73 -Estt. III .---- In pursuance of Section 25 of 
the E . S . l . Act, 1948 ( 34 of 1948 ) read with regula 
tion 10 of the E . S . I. (General ) Regulations. 1950 and 
in continuation of Corporation s Notification No. 6 ( 4 ) / 
70 -Est .111 dated the 23rd July, 1971, the Chairman 
E . S . I . Corporation in consultation with the Govern 
ment of Pondicherry hereby noninates the Chief Secre 
tary , Government of Pondicherry is Chairman of the 
Regional Board , for the Union Territory of Pondicherry . 


Now , therefore , the following further amendments are 
made in the E . S . I . Corporation s Notification No. 6 ( 4 ) / 
70 - Estt, III dated the 23rd July , 1971 pertaining to the 
constitution of the Regional Board for the Union Terri 
tory of Pondicherry , namely :-- - 

( a ) The entry against item No, I shall be substituted 
as under 
“ 1. Chief Secretary , 

to the Government on 
Pondicherry , 
Pondicherry . 

Chairman , nominated by 
the Chairman , E .S . I, Cor 
poration in consultation 
with the Government of 

Pondicherry." 
(b ) The entry against item No , 2 shall be treated as 
deleted , 


T. N . LAKSHMI NARAYANAN 

Dircctor General 


PRINTED BY THE MANAGLR , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , FARIDABAD 
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974 


